रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D. L -33004/99 


w 


सममवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub-section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 133 ] 

नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 24 , 2008/ चैत्र 4, 1930 
No. 133] 

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24 , 2008 /CHAITRA 4, 1930 

गृह मंत्रालय 
...... अधिसूचना । 

... नई दिल्ली , 24 मार्च, 2008 
सा . का .नि . 201( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 (1968 का 50 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( समूह क कार्यपालक काडर ) भर्ती नियम , 2002 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , समूह क कार्यपालक काडर भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2008 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( समूह क कार्यपालक काडर ) भर्ती नियम , 2002 की अनुसूची में : 
( क ) ज्येष्ठ कमांडेन्ट के पद से संबंधित प्रविष्टियों में : 
(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 64 * ( 2008 ) "; 
( i) स्तंभ 5 में , विद्यमान शीर्ष और इससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा : 


“ क्या चयन पद अथवा अचयन पद 

चयन " 
( iii ) स्तंभ 12 के , उप - शीर्ष प्रोन्नति से संबंधित प्रविष्टियों में , शब्दों , अक्षरों , आंकड़ों के लिए " चिकित्सा प्रवर्ग शेप -1 में होते 

हुए कमांडेन्ट की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा जिसके अन्तर्गत कुल 11 वर्ष की समूह क / राजपत्रित सेवा भी है " 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" प्रोन्नति : 
(i) 12000 - 16500 / - रु. के वेतनमान में कमांडेन्ट के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके अन्तर्गत कुल 

15 वर्ष की समूह क की नियमित सेवा भी है तथा चिकित्सा प्रवर्ग शेप -1 में होना । 
( ii ) महानिदेशक, केऔसुब द्वारा समय -समय पर यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा 

किया हो । 
( ख ) उप महानिरीक्षक के पद से संबंधित प्रविष्टियों में : 
(i) स्तंभ 2 में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 31 * ( 2008 ) "; 
1069 GV2008 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3(i)] 
(ii ) स्तंभ 5 में , विद्यमान शीर्ष और इससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :--- 


5 


" क्या चयन पद अथवा अचयन पद 

चयन "; 
(iii ) स्तंभ 12 में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" प्रोन्नति : 
(i ) समूह क में कुल 20 वर्ष की नियमित सेवा या अपर उप महानिरीक्षक (14300 -18300 रुपये धन 400 रुपये 

प्रतिमाह का विशेष वेतन ) के रूप में एक वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह क तथा समूह ख राजपत्रित सेवा 
में कुल 23 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर समूह क में कुल 20 वर्ष की नियमित सेवा 
या समूह क तथा समूह ख राजपत्रित सेवा में कुल 23 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा जिसमें अपर उप 
महानिरीक्षक और ज्येष्ठ कमांडेन्ट की श्रेणी ( 14300 -18300 रुपये ) में तीन वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है 

और चिकित्सा श्रेणी शेप - 1 में हों । 
( ii ) महानिदेशक , केऔसुब द्वारा समय - समय पर यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा 

किया हो । 
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार 

किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसे अहंक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , 

अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : 

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, जिसे केन्द्र में उप महानिरीक्षक स्तर के पद धारण करने के लिए पैनलित किया गया है । 
· टिप्पण 1 : भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियमों के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे । 
टिप्पण 2 : भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा सावधि नियमों के निबंधनानुसार विनियमित की 

जाएगी । 
टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए 

जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
( ग) महानिरीक्षक के पद से संबंधित प्रविष्टियों में : 
(i) स्तंभ 2 में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : 

" 9 * ( 2008 ) ": 
(ii ) स्तंभ 05 में , विद्यमान शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-- 


" क्या चयन पद अथवा अचयन पद 

चयन " 
(ii) स्तंभ 12 में ,विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- - 

प्रोन्नति : 
(i) समूह क में कुल 24 वर्ष की नियमित सेवा या समूह क तथा समूह ख राजपत्रित सेवा में कुल 27 वर्ष की 

सम्मिलित नियमित सेवा जिसमें उप महानिरीक्षक के रूप में (16400 - 20000 रुपये ) दो वर्ष की नियमित सेवा भी 

है और चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हों । 
( i) महानिदेशक, केऔसुब द्वारा समय - समय पर यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा 

किया हो । 
टिप्पण :--- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए 

विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि 
उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक /पात्रता सेवा , अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , 
इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसे अर्हक / पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक 
पूरी कर ली हो । 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
प्रतिनियुक्ति : 

___ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जिसने केन्द्र में महानिरीक्षक स्तर के पद धारण करने के लिए पैनलित किया गया है । 
टिप्पण 1 : - भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी , भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियमों के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे । 
टिप्पण 2 : - भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा सावधिक नियमों के निबंधनानुसार विनियमित की 

जाएगी । 
टिप्पण 3 : - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 
. किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 

[ फा. सं. ई-32012/ 2004/विवनि / कार्मिक -11 /679 ] 

. श्याम जिन्दल, निदेशक ( कार्मिक -1 ) 
टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खण्ड 3 , उप - खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा. का.नि . 101 ( अ) तारीख 

13 , फरवरी 2002 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अधिसूचना सा. का .नि. 5( अ ) तारीख 28 दिसम्बर , 2007 
के द्वारा संशोधन किए गए थे जिन्हें भारत के राजपत्र तारीख 2 जनवरी , 2008 में प्रकाशित किया गया था । 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2008 
G .S .R . 201 (E ).- - In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act , 
1968 (50 of 1968 ), the CentralGovernment hereby makes the following rules to amend the Central Industrial Security Force 
( Group A Executive Cadre ) Recruitment Rules , 2002, namely : 
1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Group A Executive Cadre ) Recruitment 

(Amendment) Rules, 2008 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
In the Central Industrial Security Force (Group A Executive Cadre ) Recruitment Rules , 2002, in the Schedule, -- 
( a) in the entries relating to the post of Senior Commandant, 
(i) in column 2, for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely : 

" 64 * ( 2008)"; 
(ii) in column 5, for the existing heading and the entry relating thereto, the following shall be substituted , 

namely : 


“ Whether selection post or non selection post 

Selection. "; 
(ii ) in column 12, in the entries relating to the sub - heading Promotion, for the words, letters and figures 

" Total eleven years Group A Gazetted service including two years regular service in the grade of 
Commandant being in Medical Category SHAPE -I” , the following shall be substituted, namely : 
" Promotion : 
(i) Total fifteen years regular group A service including two years regular service as Commandant 

in the pay scale of Rs. 12000 - 16500 and being in medical category SHAPE -I. 
( ii) Should have successfully undergone Pre -Promotion Course or training as prescribed by the 

Director General, CISF from time to time." ; 
in the entries relating to the post of Deputy Inspector General,-- 
(i) in column 2, for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely : 
___ . “31 * (2008)"; . 
(ii) in column 5, for the existing heading and the entry relating thereto , the following shall be substituted , 

__ namely : 


“Whether selection post or non selection post 

Selection ." ; 
(ii) in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 

" Promotion : 
(i) Totaltwenty years regular group A service or total twenty - three years combined regular service 

in Group A and Group B Gazetted Service including one year s regular service as Additional 
Deputy Inspector General (Rs. 14300 - 18300 plus special pay ofRs. 400 per month ) failing which 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II - SEC . 3 (1)] 


total twenty years regular Group A service or total twenty - three years combined regular service in 
Group ‘ A ’ and Group B Gazetted service including three years combined regular service in the 
grades of Additional Deputy Inspector General and Senior Commandant (Rs. 14300 - 18300 ) and being 

in medical category SHAPE - I. 
(i ) Should have successfully undergone Pre -Promotion Course or training as prescribed by the Director 

General, CISF from time to time. 
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for 

promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualify 
ing or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years , 
whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next 
higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility ser 

vice . 
Deputation : 
Indian Police Service Officer empanelled for holding Deputy Inspector General level posts at the Centre . 
Note 1 : Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per the Indian Police Service pay 

rules . 
Note 2 : Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the Indian Police Service 

Tenure rules . 
Note 3 : The DepartmentalOfficers in the feeder category who are in the direct line of promotion willnot be 

eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly deputationist shall not be 

eligible for consideration for appointmentby promotion ." ; 
in the entries relating to the post of Inspector General, 
(i) in column 2, for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely: 

" 9 * (2008 )" ; 
( ii) in column 5 , for the existing heading and the entry relating thereto , the following shall be substituted , 

namely : 


(c ) 


“ Whether selection post or non selection post 

Selection ." ; 
(ii ) in column 12 , for the existing entries , the following entries shall be substituted , namely : -- 

" Promotion : 
(1) Total twenty - four years regular Group A service or total twenty -seven years combined 

regular service in Group A and Group B Gazetted Service including two years regular service 
as Deputy Inspector General (Rs. 16400 -20000 ) and being in medical category SHAPE -I. 
Should have successfully undergone Pre -Promotion Course or Training as prescribed by the 

Director General, CISF from time to time. 
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered 

for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requi 
site qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service 
or two years, whichever is less , and have successfully completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such 

qualifying or eligibility service. 
Deputation : 
Indian Police Service Officer empanelled for holding Inspector General level posts at the Centre . 
Note 1 : Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per the Indian Police Service Pay 

Rules . 
Note 2 : Deputation ofIndian Police Service Officers shallbe regulated in termsof the Indian Police Service 

Tenure Rules. 
Note 3 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be 

eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly deputationist shall not be 
. eligible for consideration for appointment by promotion ." . : . 

F .No. E -32012 /2004 /L & R /Pers. 11/679 ) 

SHYAM JINDAL, Director (Pers.I) 
Note : - The principal rules were published in the Gazetted of India , Extraordinary , Part - II, Section 3 , Sub -section (i), vide 

notification number G . S.R . 101( E ), dated the 13th February , 2002 and was amended vide notification number 
G .S.R . 5 (E ), dated the 28th December , 2007 , which was published in the Gazette of India , dated 2nd January , 2008 . 

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


